रजिस्ट्री सं . डीएल – ( एन ) 04/0007/2003 – 21 


भारत का राजपत्र 
रा 
The Gazette of India 

J 

सी . जी . डी . एल . सा . - 25092021-229942 

- 


सं . 39 ] 
No. 39 ] 


- 


REGISTERED No. – DL ( N ) 04 / 0007 / 2003-21 


CG - DL - W - 25092021-229942 

साप्ताहिक / WEEKLY 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


, 

नई दिल्ली , शनिवार , सितम्बर 25 – अक्तूबर 1 , 2021 ( आश्विन 3 , 1943 ) 
NEW DELHI , SATURDAY , SEPTEMBER 25 – OCTOBER 1 , 2021 ( ASVINA 3 , 1943 ) 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
( Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


भाग I— खण्ड 2 

[ PART I— SECTION 2 ] 

[ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी 
अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ] 


[ Notifications regarding Appointments , Promotions , Leaves etc. of Govt . Officers issued by the 
Ministries of the Govt . of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ] 


कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 24 मई 2021 

सं . टी -16017 / 48 / 2020 - आईगॉट– राष्ट्रपति , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.04.2021 के का . ज्ञा . सं . 06 / 18 / 2021 
ईओ ( एसएम- I ) के अनुसरण में श्री हेमांग जानी को क्षमता विकास आयोग ( सीबीसी ) में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं । 


2. श्री हेमांग जानी की सीबीसी में दिनांक 27.04.2021 के अपराह्न से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेशों , जो भी पहले हो , तक 
के लिए , वेतन मैट्रिक्स के स्तर -14 में , संविदा आधार पर सचिव के रूप में नियुक्ति , निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन है : 

( 1 ) 


1-252 GI / 2021 


J 


यह नियुक्ति संबंधित प्राधिकारी से चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के संबंध में संतोषजनक रिपोर्ट और चिकित्सा जांच 
सफलतापूर्वक पूरा होने के अध्यधीन है । 


( ii ) 

यह नियुक्ति श्री हेमांग जानी और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित संविदा करार में यथाउल्लिखित निबंधनों और शर्तों के 
अध्यधीन है । 


( iii ) 

सीसीएस ( आचरण ) नियम , 1964 और सीसीएस ( सीसीए ) नियम , 1965 , या संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए 
या बनाए हुए माने गए या अनुच्छेद 313 के अंतर्गत समाविष्ट किन्हीं अन्य नियमों के प्रावधान अधिकारी पर लागू होंगे और 
उनकी प्रयोजनीयता के संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम होगा । 


( 675 ) 


676 


भारत का राजपत्र , सितंबर 25 , 2021 ( आश्विन 3 , 1943 ) 

( iv ) अधिकारी , भारत सरकार के संयुक्त सचिव के लिए स्वीकार्य वेतन ( वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 में 144200-213200 रुपये प्रति 
माह ) और उस पर केंद्र सरकार द्वारा देय भत्ते , भारत में एक बैंक खाते के माध्यम से भारतीय मुद्रा में प्राप्त करेगा । अधिकारी को 
उपर्युक्त वेतन और भत्तों का भुगतान संविदा करार के अधीन और अपने कर्तव्यों का वास्तविक रूप से निर्वहन करते हुए सेवा 
प्रदान किए गए समय के लिए किया जाएगा । यदि किसी भी समय , अधिकारी विदेश दौरे पर जाता है , तो ऐसे दौरे की अवधि 
के दौरान उसका वेतन , केंद्र सरकार के नियमों और आदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा । 


( v ) 

अधिकारी का मुख्यालय नई दिल्ली होगा । अधिकारी प्रारंभिक नियुक्ति के समय मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के लिए किसी 
भी प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा । 


( vi ) अधिकारी , स्थानांतरण पर मुख्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए परिवार के सदस्यों सहित यात्रा करने हेतु भारत 
सरकार में समकक्ष स्तर के अधिकारियों के लिए यथास्वीकार्य यात्रा भत्ता और अन्य भत्तों का हकदार होगा । 


( vii ) यदि अधिकारी को लोक सेवा के हित में यात्रा करने की आवश्यकता है , तो वह सरकार द्वारा समय - समय पर बनाए गए मूल 
नियमों के अनुपूरक नियमों में प्रावधान किए गए और अपने स्तर के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य मानक पर यात्रा भत्ते का 
हकदार होगा । 


( vii ) 

( ix ) 


भाग I– खण्ड 2 


अधिकारी भारत सरकार की किसी भी सेवानिवृत्ति योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा । 

अधिकारी , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.07.1990 के का.ज्ञा . सं . 12016 / 1 / 90 - स्था . ( छुट्टी ) , दिनांक 
12.07.1999 के का.ज्ञा . सं . 12016 / 2 / 99 - स्था . ( छुट्टी ) तथा दिनांक 31.01.2011 के का.ज्ञा . सं . 12016/5/2009 - स्था . ( छुट्टी ) 
द्वारा यथासंशोधित दिनांक 12.04.1985 के का . ज्ञा . सं . 12016 / 3 / 1984- स्था . ( छुट्टी ) और इस मामले में किए गए किसी भी 
परवर्ती संशोधनों के अनुसार अर्जित छुट्टी , अर्द्ध वेतन छुट्टी / परिवर्तित छुट्टी , असाधारण छुट्टी और छुट्टी - नकदीकरण का हकदार 
होगा । 


( x ) अधिकारी , संविदा अवधि के दौरान , ऐसे समकक्ष पद , जिस पर सरकार उस अधिकारी को ओहदे में या सेवा की शर्तों में समवर्ती 
घोषित करे , में सेवारत अधिकारियों के वर्ग के लिए सरकार द्वारा चिकित्सा उपस्थिति और उपचार के संबंध में निर्धारित की जा 
सकने वाली सभी रियायतों के लिए पात्र होगा , जो निर्धारित नियमों के अधीन यथास्वीकार्य उसके द्वारा अंशदान के भुगतान के 
अध्यधीन होगा । 


3. उपर्युक्त के अलावा , श्री हेमांग जानी और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित संविदा करार में यथाउल्लिखित अन्य सभी निबंधन 
और शर्तें , उक्त नियुक्ति के लिए लागू होंगी । 

मृतुंजय सिंह , अवर सचिव 


नई दिल्ली , दिनांक 16 सितंबर 2021 

सं . टी -16017 / 36 / 2021 - आईगॉट– राष्ट्रपति , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.08.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 
6 / 20 / 2021 ईओ ( एमएम -1 ) के अनुसरण में श्री सतीश टीजे , आईडीएएस ( 2012 ) को क्षमता निर्माण आयोग ( सीबीसी ) में उप सचिव के रूप में 
नियुक्त करते हैं । 


2. श्री सतीश टी . जे . को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , दिल्ली के अंतर्गत क्षमता निर्माण आयोग में केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत 
01.09.2021 के पूर्वाह्न से 04 ( चार ) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो , नियुक्त किया जाता है । श्री सतीश टी.जे. 
ने 01.09.2021 को पूर्वाह्न में पदभार ग्रहण किया था । 

अरुण कुमार सिंह , अवर सचिव 


नई दिल्ली , दिनांक 21 सितम्बर 2021 

सं . 

14012 / 01 / 2020 - अ.भा.से.- III— राष्ट्रपति , भारतीय प्रशासनिक सेवा ( परिवीक्षा ) नियमावली , 1954 के नियम 3 - क द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2017 बैच के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख / तारीखों 
से स्थायी करते हैं । 


क्रम सं . 

1 

2 


अधिकारी का नाम ( श्री / सुश्री ) 

अंजु के एस 

अर्जुन पाण्डियन 


संवर्ग 

केरल 

केरल 


स्थायीकरण की तिथि 

28.08.2019 

28.08.2019 


भाग I– खण्ड 2 ] 


क्रम सं . 

3 

4 

5 

6 


भारत का राजपत्र , सितंबर 25 , 2021 ( आश्विन 3 , 1943 ) 


अधिकारी का नाम ( श्री / सुश्री ) 

प्रेम कृष्णन एस 

प्रियंका जी . 

विकल्प भारद्वाज 

निशान्थी टी 


संवर्ग 

केरल 

केरल 

केरल 

आन्ध्र प्रदेश 


स्थायीकरण की तिथि 

28.08.2019 

28.08.2019 

28.08.2019 

08.08.2020 


677 


देवेन्द्र कुमार , अवर सचिव 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 21 सितम्बर 2021 

सं . ए -38012 / 02 / 2021 ई . I — खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ( सीएसएसएस ) संवर्ग 
की प्रधान निजी सचिव , श्रीमती मधुरिका कपूर , 30 सितंबर , 2021 अपराह्न से सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त 
होंगी । 


राम चन्द्र , अवर सचिव 


स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली- 110011 , दिनांक 9 अगस्त 2021 

सं . ए . 12025 / 158 / 2020 - सीएचएस -1 – राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . संगीता वर्मा को दिनांक 08 
अक्टूबर , 2020 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी . बी 3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रूपए ग्रेड वेतन ] ( पूर्व - संशोधित ) 
में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . संगीता वर्मा को सफदरजंग अस्पताल , दिल्ली के 
अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगी । 

दिलीप कुमार साहू , अवर सचिव 


नई दिल्ली -110011 , दिनांक 2 सितम्बर 2021 

सं . ए . 12025 / 350 / 2016 - सीएचएस -1 – राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . बरला विद्या सागर को दिनांक 
13 सितम्बर , 2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी . बी -3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रूपए ग्रेड वेतन ] ( पूर्व - संशोधित ) 
में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . बरला विद्या सागर को सी . एल . टी . आर . आई , 
चेंगलपट्टू के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

दिलीप कुमार साहू , अवर सचिव 


नई दिल्ली- 110011 , दिनांक 8 सितम्बर 2021 

सं . ए . 12025 / 84 / 2019 - सीएचएस -1 – राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . आर . धरणी धरण को दिनांक 11 
सितम्बर , 2019 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी . बी -3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रूपए ग्रेड वेतन ] ( पूर्व - संशोधित ) 
में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . आर . धरणी धरण को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना , 
दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

दिलीप कुमार साहू , अवर सचिव 


— 

सं . ए . 12025 / 188 / 2020 - सीएचएस -1 – राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . निखिता उप्पारी को दिनांक 21 
अक्टूबर , 2020 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी . बी 3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रूपए ग्रेड वेतन ] ( पूर्व - संशोधित ) 
में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . निखिता उप्पारी को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना , 
दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगी । 

दिलीप कुमार साहू , अवर सचिव 


678 


भारत का राजपत्र , सितंबर 25 , 2021 ( आश्विन 3 , 1943 ) 


दिनांक 15 सितम्बर 2021 

सं . ए . 12025 / 345 / 2016 - सीएचएस -1 – राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . मुरली मोहन बी . को दिनांक 25 
सितम्बर , 2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी . बी -3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रूपए ग्रेड वेतन ] ( पूर्व - संशोधित ) 
में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . मुरली मोहन बी . को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना , 
पुणे के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

दिलीप कुमार साहू , अवर सचिव 


सं . ए . 12025 / 143 / 2019 - सीएचएस -1 – राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . मेनका यू . को दिनांक 04 सितम्बर , 
2019 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रूपए ग्रेड वेतन ] ( पूर्व - संशोधित ) में केन्द्रीय 
स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . मेनका यू . को श्रम मंत्रालय ( श्रमिक कल्याण संगठन , चेन्नई ) के 
अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

दिलीप कुमार साहू , अवर सचिव 


भाग I– खण्ड 2 


दिनांक 16 सितम्बर 2021 

सं . ए . 12025 / 401 / 2014 - सीएचएस -1 – राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . टी . अनुषा रानी को दिनांक 
12 अक्टूबर , 2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी . बी -3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रूपए ग्रेड वेतन ] ( पूर्व - संशोधित ) 
में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । हैं । डॉ . टी . अनुषा रानी को श्रम मंत्रालय ( श्रमिक कल्याण 
संगठन , हैदराबाद ) के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

दिलीप कुमार साहू , अवर सचिव 


सं . ए . 12025 / 154 / 2018 - सीएचएस -1 – राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . प्रकाश पी . जी . एस . को दिनांक 
20 जुलाई , 2018 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रूपए ग्रेड वेतन ] ( पूर्व - संशोधित ) 
में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . प्रकाश पी . जी . एस . को श्रम मंत्रालय ( श्रमिक कल्याण 
संगठन , तिरुनेल्वेली ) के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

दिलीप कुमार साहू , अवर सचिव 


सं . ए . 12025 / 197 / 2020 - सीएचएस -1 – राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . मोहम्मद आसिफ को दिनांक 24 
सितम्बर , 2020 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी . बी 3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रूपए ग्रेड वेतन ] ( पूर्व - संशोधित ) 
में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . मोहम्मद आसिफ को रीजनल ऑफिस ऑफ हैल्थ एंड 
फ़ैमिली वेलफ़ैर , भोपाल के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे । 

दिलीप कुमार साहू , अवर सचिव 


भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र 

मुंबई - 400085 , दिनांक 24 जनवरी 2019 

सं . पीडी / 7 ( 14 ) / 2018 / भर्ती- IV / ( एसओ / एफ ) / 17682 – राष्ट्रपति , भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग के 
वेतन मैट्रिक्स के ' स्तर 12 ' भाग - क के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों / इंजिनियर ग्रेड ' ई ' को इसी अनुसंधान केंद्र में सातवे केंद्रीय वेतन आयोग 
के वेतन मैट्रिक्स ' स्तर- 13 ' भाग - क मे वैज्ञानिक अधिकारी / इंजिनियर ग्रेड ' एफ ' के रूप मे कॉलम संख्या 3 मे उल्लिखित तारीख के पूर्वाह्न से 
अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते है । 

क्रम संख्या 

1 

2 


अधिकारी का नाम 

श्री राजगोपाल शंकरन 

श्री किशोर भानुदास कुलकर्णी 


दिनांक 


01.07.2018 

01.07.2018 


भाग I– खण्ड 2 ] 


क्रम संख्या 

3 

4 


5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 


भारत का राजपत्र , सितंबर 25 , 2021 ( आश्विन 3 , 1943 ) 


अधिकारी का नाम 

डॉ सहदेव प्रधान 

श्री दाउजी साहा 

डॉ जयंत मधुकर जोशी 

डॉ किरण कुमार एम 

डॉ पंकज कुमार पात्र 

श्रीमती सोमाली फणी 


श्री रजिमोन जोण 

श्री रमा शंकर श्रीवास्तव 

श्रीमती अनुराधा रवींद्र 

श्री देवेंद्र आर भाले 


श्री चन्द्रशेखर वासुदेव चौधरी 

श्री दौलत गुंडु देसाई 

श्रीमती ज्योति दीवान 


कु . अनिता गुप्ता 

डॉ इंद्राणी हलदर 


श्री अनिलकुमार पुंडलिक जाखेटे 

डॉ जयेश गुलाबराव कालभांडे 

श्री प्रवीण कुमार काले 

श्री प्रणाम हीरालाल क्षीरसागर 

श्री मलगी राघवेंद्र माध्वाराव 


श्री अनिल कुमार मिश्रा 

श्री ऋषितोष मिश्रा 


श्री मिथिलेश कुमार ओझा 

डॉ ( श्रीमती ) संगिता पाल 

डॉ ( श्रीमती ) वंदना प्रदीप पठाड़े 

श्री देविदास सिद्धेश्वर पाटकूलकर 

डॉ ( श्रीमती ) उर्मिला पो पेशोटन 

श्री मात्युस एम . पीटर 

श्री मनोहर भवानजी पोटे 

श्री प्रवीणकुमार सुग्गिसेट्टि 

श्री कायारामपाडु चककारावर्थी राजन 

श्रीमती मंजु भार्गवी राजन 


श्री बरेन्द्र कुमार राणा 

डॉ जितेश सिंह राठी 

श्री कौशिक साधुखान 

श्रीमती नीता दीपक सावे 

श्रीमती सीमा ए.यु. 


दिनांक 


01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

02.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

02.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 


679 


680 


क्रम संख्या 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 


1200 10000 


58 


59 


60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 


भारत का राजपत्र , सितंबर 25 , 2021 ( आश्विन 3 , 1943 ) 


अधिकारी का नाम 

श्री शर्मा जगदीश प्रसाद द्वारका प्रसाद 

डॉ राजेंद्र कुमार शर्मा 

श्री विष्णु कुमार शर्मा 

श्रीमती वन्दना श्रीवास्तव 


डॉ श्रीमती बीना जी सिंह 

श्री राय साहब सिंह 

डॉ ( श्रीमती ) श्रद्धा सिंह 

डॉ सुधीर कुमार 

डॉ 

श्री सुरेश ए एन 

श्री कृष्ण कुमार वर्मा 

श्री विठ्ठलराव टी व्ही 

श्री जोगेन्द्र रा यादव 


सुजाता राधाकृष्णन 


श्री जलाल्लुदिन एन् . सरवर 

डॉ ( श्रीमती ) सुमन बक्शी 

श्री पुनीत अरोड़ा 

श्री राजेश बरनवाल 

श्री संदीप भागवत 

श्री प्रदीप चन्द्र 

श्री वैभव दवे 

श्री आशिष आ . डिके 

कु . विभूति दुग्गल 

डॉ ( श्रीमती ) करबी घोष 

श्री अमित कुमार गुप्ता 

श्रीमती आँचल गुप्ता 

श्री संजय विश्वासराव इंगले 

श्री प्रवीन जोशी 

श्री जॉयसन डीरोज़ डी 

श्री कासी विस्वेस्वरा राव एन 


श्री फखरे आलम खान 

श्री अनिल कुमार 

श्री जैनेन्द्र कुमार 

श्री मनोज कुमार 

श्री संजीव कुमार 

श्री दिनेश नारायन मिश्र 


डॉ ( श्रीमती ) रोसालिन मिश्रा 

डॉ विनायक मिश्रा 


दिनांक 


01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

02.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

02.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 


भाग I– खण्ड 2 


भाग I– खण्ड 2 ] 


क्रम संख्या 

77 

78 

79 

80 

81 


82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 


भारत का राजपत्र , सितंबर 25 , 2021 ( आश्विन 3 , 1943 ) 


अधिकारी का नाम 

श्री सौरभ मोइत्रा 

श्री सौम्यदीप मन्डल 

डॉ पौलोमी मुखर्जी 

डॉ पी श्रीयुथा मूर्ती 


डॉ सुरजित पांजा 

श्री लोकपाल सिंह पटेल 

श्री भूपेन्द्र पंढरिनाथ पाटीदार 

डॉ प्रशांत श्रीनिवासा राघवन 

श्रीमती लोरी रस्तोगी 

श्री दीपक कुमार साहु 

श्री शशांक सुरेश सौंदाणे 


श्री बट्टाजि सन्तोष राव 

श्री टि . सत्यसाई श्रीनिवासु 


श्री स्वपन कुमार सेन 

डॉ श्रीनिवासु कंचर्लपल्लि 

श्री निर्मल सुर 

डॉ अमित ठाकुर 

श्री भावेशकुमार रणछोडभाई वडोदरिया 

श्री वन्नेलदास आनंद 


डॉ राहुल चेकर 

डॉ राजीब घोष 

डॉ सौरभ कुमार गुईन 

डॉ राम अवतार जाट 


डॉ एस जयाकुमार 

श्री अंकुर कौशिक 

श्री इस्तियाक खान 

श्री अशोक कुमार 


डॉ ( कु . ) प्रिया माहेश्वरी 

श्री मौहम्मद मुशरफ 

श्री पांडेय रामप्रताप कल्पनाथ 

श्री टि . रविन्दर 

श्री सुरेन्द्र सिंह सैनी 

डॉ वीरेन्द्र कुमार शर्मा 

श्री सुनील कुमार सिंह 

श्री महालींगम थामरैसेलवन 


डॉ एम एन गिरिधर गोपाल 

श्री पद्मकुमार श्रीकण्ठन नायर 


दिनांक 


01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

02.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 


681 


682 


क्रम संख्या 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 


भारत का राजपत्र , सितंबर 25 , 2021 ( आश्विन 3 , 1943 ) 


अधिकारी का नाम 

डॉ सेराज अहमद अन्सारी 

श्री माचेरला सुब्ररमन्यम 

श्री विठोबा परशुराम जठार 

श्री सावंत दत्ताराम कृष्णा 


श्री कृष्णमोहनन टि 

श्री राजेश साँखला 

श्रीमती क्षमा श्रीवास्तव 

श्री अनिल अनंत शानभाग 

श्री एस . मुरुगन 

श्रीमती एम संजीवनी 

श्रीमती आरती सचिन म्हात्रे 


डॉ चिन्नाईसकी एस . 

श्री पवनप्रसाद श्रीपती शर्मा 

डॉ मेहेत्रे सयाजी ठकाजी 


डॉ अनुब्रता दास 

डॉ रघुनाथ चौधरी 

श्री पी डी सुगतन 

श्री देवेश 


कुमार तिवारी 


डॉ ( श्रीमती ) रीना अवस्थी 

श्री सचिन सुधाकर भावसार 

श्री हरी हरा चंद्रनात जी 

श्री अंजन कुमार चन्दर् 

श्री एस पॉल हेल्फिंस 

श्री हरिश्चंद्र विठोबा नेहे 

डॉ हिमाल भट्ट 

श्री अविनाश दत्तात्रय पाटील 

श्री राम चन्द्रम 

डॉ ( श्रीमती ) स्वप्ना जयंत नाबर 

श्री तरविन्द्र सिंह 


श्री विजय कुमार उपाध्याय 

श्री वेद राम शाक्य 


श्री रेणुका प्रसाद सि ऐन ऐस 

श्रीमती सुरिन्दर कौर अरोरा 

श्रीमती मंजुळा आनंद राव 

श्री मनोज कुमार 

श्री मधुसूदन 

श्री गजाननराव धर्मपुरीकर 


दिनांक 


01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 


भाग I– खण्ड 2 


भाग I– खण्ड 2 ] 


क्रम संख्या 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 


भारत का राजपत्र , सितंबर 25 , 2021 ( आश्विन 3 , 1943 ) 


अधिकारी का नाम 

डॉ भास्कर पाल 

श्री अभिषेक प्रभाकर 

डॉ अमित बर्मा 

श्री परमजीत राणा 

श्री रंजीत कुमार सिंह 

श्री भानु प्रताप सिंह 

श्रीमती तृप्ती मोहंती 

श्रीमती श्रृंखला घिल्डियाल 

श्री सेन्थील के 

श्री संदीप कुमार सिंह 

श्री ब्रजपाल 


श्रीमती रंजना कालरा 

श्री भँवर सिंह राजपुरोहित 

श्री छोटेलाल रामरूप यादव 

श्री अनिल उप्रेती 

श्री मुकेश चन्द्र गोयल 

श्री अतुल त्यागी 

श्री अमोल वाकणकर 


श्री पीयूष पुरोहित 

श्री संदिप देवानंद श्रोत्रिय 


श्री किरण र गुप्ते 

डॉ हिरेन जोशी 


दिनांक 


22.11.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 


683 


देवकी एस . शेट्टी 

उप स्थापना अधिकारी 


684 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 25 , 2021 ( ASVINA 3 , 1943 ) 


[ PART I - SEC . 2 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 
( DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING ) 

New Delhi , the 24th May 2021 

No. T - 16017 / 48 / 2020 - iGOT - The President is pleased to appoint Shri Hemang Jani as Secretary in the 
Capacity Building Commission ( CBC ) in pursuance of DoPT's O.M. No. 06 / 18 / 2021 - EO ( SM - I ) dated 01.04.2021 . 


2. The appointment of Shri Hemang Jani as Secretary on contract basis in the Level - 14 of Pay Matrix for a 
period of three years w.e.f. the afternoon of 27.04.2021 or until further orders , whichever is earlier , in CBC is 
subject to the following terms and conditions : 

( i ) 


The appointment is subject to satisfactory report regarding verification of character and antecedents 
from the concerned authority and successful completion of medical examination . 


( ii ) The appointment is subject to the terms & conditions as mentioned in the Contract Agreement signed 
between Shri Hemang Jani and Government of India . 


( iii ) The provisions of CCS ( Conduct ) Rules , 1964 and CCS ( CCA ) Rules , 1965 , or any other rules made 
or deemed to be made under Article 309 or contained under Article 313 of the Constitution shall apply 
to the officer and the decision of the Government as to their applicability shall be final . 


( iv ) The officer shall receive in Indian currency through a bank account in India , pay , as admissible to the 
Joint Secretary to the Government of India ( Rs . 144200 213200 per month in Level 14 of Pay 
Matrix ) and allowances thereon paid or payable by the Central Government . The aforesaid pay and 
allowances shall be paid to the officer for such time as he shall serve under the Contract Agreement 
and actually perform his duties . If at any time , the officer proceeds on tour abroad , his pay during the 
period of such tour , shall be regulated by the Central Government rules and orders . 


( v ) The headquarters of the officer shall be New Delhi . The officer will not be entitled for any 
compensation for taking over the assignment at the headquarters at the time of initial appointment . 


( X ) 


( vi ) The officer will be entitled to travelling allowance and other allowances as admissible to equivalent 
level of officers in the Government of India on transfer for the journey of the officer and his family 
members for taking over his assignment at the headquarters . 


( vii ) If the officer is required to travel in the interest of the public service , he shall be entitled to travelling 
allowance on the scale provided for in the rules supplementary to the Fundamental Rules framed by 
the Government from time to time in force and applicable to the officers of his level . 

( viii ) The officer will not be eligible to join any retirement scheme of Government of India . 

( ix ) The officer will be entitled to Earned Leave , Half Pay Leave / Commuted Leave , Extraordinary Leave 
and Leave encashment in terms of DoPT's OM No. 12016 / 3 / 1984 - Estt . ( L ) dated 12.04.1985 as 
amended by OM No. 12016 / 1 / 90- Estt . ( L ) dated 05.07.1990 , No. 12016 / 2 / 99 - Estt . ( L ) dated 
12.07.1999 and No. 12016 / 5 / 2009 - Estt . ( L ) dated 31.01.2011 and any subsequent amendments made 
in the matter . 


The officer shall . during the contract period , be eligible for all concessions in relation to medical 
attendance and treatment that may be prescribed by the Government for the class of officers serving in 
the equivalent post to which ' the Government may declare the officer to correspond in status or in 
conditions of service , subject to the payment by him of contribution as applicable , under the 
prescribed rules . 


3. In addition to the above , all other terms & conditions as mentioned in the Contract Agreement signed 
between Shri Hemang Jani and Government of India would be applicable for said appointment . 

MRITUNJAY SINGH , Under Secretary 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 25 , 2021 ( ASVINA 3 , 1943 ) 

New Delhi , the 16th September 2021 

No. T - 16017 / 36 / 2021 - iGOT - The President is pleased to appoint Shri Satish TJ , IDAS ( 2012 ) as Deputy 
Secretary in the Capacity Building Commission ( CBC ) in pursuance of DoP & T's O.M. No. 6 / 20 / 2021 - EO ( MM - I ) 
dated 17.08.2021 . 


2. Shri Satish TJ is appointed in the Capacity Building Commission under Department of Personnel & 
Training , Delhi under the Central Staffing Scheme for a period of 04 ( four ) years w.e.f. the forenoon of 01.09.2021 or 
until further orders , whichever event takes place earlier . Shri Satish TJ has assumed charge of the post in the forenoon of 
01.09.2021 . 


S. No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 


New Delhi , the 21st September 2021 

No. 14012/01/2020 - AIS - III — In exercise of the powers conferred by rule 3 - A of the Indian Administrative Service 
( Probation ) Rules , 1954 , the President is pleased to confirm the following members of Indian Administrative Service of 2017 
batch in the Indian Administrative Service with effect from date ( s ) shown against their names : 

Date of Confirmation 


Name of Officer ( Shri / Smt ) 

Anju K S 

Arjun Pandian 

Prem Krishnan S 

Priyanka G 

Vikalp Bharadwaj 

Nishanthi T 


Cadre 

Kerala 

Kerala 

Kerala 

Kerala 

Kerala 


Andhra Pradesh 


685 


ARUN KUMAR SINGH , Under Secretary 


— 


28.08.2019 

28.08.2019 

28.08.2019 

28.08.2019 

28.08.2019 

08.08.2020 


DEVENDRA KUMAR , Under Secretary 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 
( DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION ) 


New Delhi , the 21st September 2021 

No. A - 38012 / 02 / 2021 - E.I - Smt . Madhurika Kapur , Principal Private Secretary belonging to the Central Secretariat 
Stenographers Services ( CSSS ) of the Department of Food & Public Distribution will retire from Government service on 
attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th September , 2021 . 

RAM CHANDRA , Under Secretary 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 
New Delhi - 110011 , the 9th August 2021 

No. A.12025 / 158 / 2020 - CHS.I - On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Sangeeta Verma to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 
[ Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the Forenoon of 08th October , 
2020 until further orders . Dr. Sangeeta Verma is posted as Medical Officer under Safdarjung Hospital , Delhi . She will be on 
probation for a period of two years . 


DILIP KUMAR SAHU , Under Secretary 


The 2nd September 2021 

No. A.12025 / 350 / 2016 - CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. BarlaVidya Sagar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 
[ Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 13th 
September , 2017 until further orders . Dr. Barla Vidya Sagar is posted as Medical Officer under CLTRI , Chengalpattu . 

DILIP KUMAR SAHU , Under Secretary 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 25 , 2021 ( ASVINA 3 , 1943 ) 

New Delhi - 110011 , the 8th September 2021 

No. A.12025 / 84 / 2019 - CHS.I - On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. R. Dharani Dharan to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB 
3 [ Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 11th 
September , 2019 until further orders . Dr. R. Dharani Dharan is posted as Medical Officer under CGHS Delhi . 

DILIP KUMAR SAHU , Under Secretary 


686 


[ PART I - SEC . 2 


No. A.12025 / 188 / 2020 - CHS.I - On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Nikhitha Uppari to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 
[ Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 21st October , 
2020 until further orders . Dr. Nikhitha Uppari is posted as Medical Officer under CGHS Delhi . She will be on probation for a 
period of two years . 


DILIP KUMAR SAHU , Under Secretary 


The 15th September 2021 

No. A.12025 / 345 / 2016 - CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Murali Mohan B. to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 
[ Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
25th September , 2017 until further orders . Dr.Murali Mohan B. is posted as Medical Officer under CGHS Pune . 

DILIP KUMAR SAHU , Under Secretary 


No. A.12025 / 143 / 2019 - CHS.I - On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Menaka U. to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 
[ Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
04th September , 2019 until further orders . Dr. Menaka U. is posted as Medical Officer under Ministry of Labour , 
( LWO , Chennai ) . 


DILIP KUMAR SAHU , Under Secretary 


The 16th September 2021 

No. A.12025 / 401 / 2014 - CHS.I - On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. T. Anusha Rani to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 
[ Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 12th October , 
2017 until further orders . Dr. T. Anusha Rani is posted as Medical Officer under Ministry of Labour ( LWO , Hyderabad ) . 

DILIP KUMAR SAHU , Under Secretary 


No. A.12025 / 154 / 2018 - CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Prakash P.G.S. to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 
[ Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 20th July , 
2019 until further orders . Dr. Prakash P.G.S. is posted as Medical Officer under Ministry of Labour , ( LWO , Tirunelveli ) . 

DILIP KUMAR SAHU , Under Secretary 


No. A.12025 / 197 / 2020 - CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Mohammed Asif to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay 
PB - 3 [ Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 25 , 2021 ( ASVINA 3 , 1943 ) 

24th September , 2020 until further orders . Dr. Mohammed Asif is posted as Medical Officer under RoH & FW , Bhopal . He 
will be on probation for a period of two years . 


PART I - SEC . 2 ] 


( 1 ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 


BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE 
Mumbai - 85 , the 24th January 2019 

appoint the under mentioned Scientific 

No. PD / 7 ( 14 ) / 2018 - R - IV / ( SO / F ) / 17682 - The President is pleased to 
Officers / Engineers Grade ' E ' in ' Level 12 ' , Part - A of the Pay Matrix of 7th CPC of the Bhabha Atomic Research Centre as 
Scientific Officers / Engineers Grade ' F ' in ‘ Level 13 ' , Part - A of the Pay Matrix of 7th CPC in the same Research Centre with 
effect from the forenoon of date mentioned in column no . 3 in an officiating capacity , until further orders : 

SR . No. 


NAME OF THE OFFICER 

( 2 ) 


SHRI RAJAGOPAL SANKARAN 

SHRI KISHOR BHANUDAS KULKARNI 

DR . SAHADEV PRADHAN 

SHRI DAUJI SAHA 

DR . JAYANT MADHUKAR JOSHI 

DR . KIRAN KUMAR M 

DR . PANKAJ KUMAR PATRO 

SMT . SOMALI PHANI 

SHRI REJIMONE JOHN 

SHRI RAMA SHANKER SHRIWASTAW 

SMT . ANURADHA RAVINDRA 

SHRI DEVENDRA R BHALE 

SHRI CHANDRASHEKHAR VASUDEO CHAUDHARI 

SHRI DOULAT GUNDU DESAI 

SMT JYOTI DIWAN 

KUM . ANITA GUPTA 

DR . INDRANI HALDAR 

SHRI ANILKUMAR PUNDLIK JAKHETE 

DR JAYESH GULABRAO KALBHANDE 

SHRI PRAVEEN KUMAR KALE 

SHRI PRANAM HIRALAL KSHIRSAGAR 

SHRI MALAGI RAGHAVENDRA MADHWARAO 

SHRI ANIL KUMAR MISHRA 

SHRI RISHITOSH MISHRA 

SHRI MITHILESH KUMAR OJHA 

DR . ( SMT . ) SANGITA PAL 


687 


DILIP KUMAR SAHU , Under Secretary 


DATE 
( 3 ) 
01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

02.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

02.07.2018 

01.07.2018 


688 


SR . No. 


( 1 ) 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 25 , 2021 ( ASVINA 3 , 1943 ) 


NAME OF THE OFFICER 

( 2 ) 


DR . ( SMT . ) VANDANA PRADEEP PATHADE 

SHRI DEVIDAS SIDDHESHWAR PATKULKAR 

DR . ( SMT . ) URMILA P. PESHOTON 

SHRI MATHEWS M. PETER 

SHRI MANOHAR BHAVANJI POTE 

SHRI PRAVEENKUMAR SUGGISETTI 

SHRI KAYARAMPADU CHAKKARAVERTHY RAJAN 

SMT . MANJU BHARGAVI RAJAN 

SHRI BARENDRA KUMAR RANA 

DR . JITESH SINGH RATHEE 

SHRI KOUSIK SADHUKHAN 

SMT . NEETA DEEPAK SAVE 

SMT . SEEMA A. U. 

SHRI SHARMA JAGDISH PRASAD DWARKA PRASAD 

DR . RAJENDRA KUMAR SHARMA 

SHRI VISHNU KUMAR SHARMA 

SMT . VANDANA SHRIVASTAVA 

DR . SMT . BEENA GOBIND SINGH 

SHRI RAY SAHAB SINGH 

DR . ( SMT . ) SHRADDHA SINGH 

DR . SUDHIR KUMAR 

DR . SUJATA RADHAKRISHNAN 

SHRI SURESH A N 

SHRI KRISHAN KUMAR VERMA 

SHRI T. V. VITTAL RAO 

SHRI JOGENDRA R YADAV 

SHRI JALALUDDIN N. SARWAR 

DR ( SMT . ) SUMAN BAKSHI 

SHRI PUNIT ARORA 

SHRI RAJESH BARNWAL 

SHRI SANDEEP BHAGWAT 

SHRI PRADEEP CHANDRA 

SHRI VAIBHAV DAVE 

SHRI ASHISH A. DIKE 


[ PART I - SEC . 2 


DATE 

( 3 ) 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 


PART I - SEC . 2 ] 


SR . No. 


( 1 ) 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 


79 


80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 25 , 2021 ( ASVINA 3 , 1943 ) 


NAME OF THE OFFICER 

( 2 ) 


KUM . VIBHUTI DUGGAL 

DR . ( SMT . ) KARABI GHOSH 

SHRI AMIT KUMAR GUPTA 

SMT . ANCHAL GUPTA 

SHRI SANJAY VISHWASRAO INGALE 

SHRI PRAVEEN JOSHI 

SHRI D. JOYSON DEROSE 

SHRI KASI VISWESWARA RAO N 

SHRI FAKHRE ALAM KHAN 

SHRI ANIL KUMAR 

SHRI JAINENDRA KUMAR 

SHRI MANOJ KUMAR 

SHRI SANJEEV KUMAR 

SHRI DINESH NARAYAN MISHRA 

DR . ( SMT . ) ROSALINE MISHRA 

DR . VINAYAK MISHRA 

SHRI SOURABH MOITRA 

SHRI SOUMYADIP MONDAL 

DR . POULOMI MUKHERJEE 

DR . P. SRIYUTHA MURTHY 

DR . SURAJIT PANJA 

SHRI LOKPAL SINGH PATEL 

SHRI BHUPENDRA PANDHARINATH PATIDAR 

DR . PRASHANTH SRINIVASA RAGHAVAN 

SMT . LORI RASTOGI 

SHRI DEEPAK KUMAR SAHOO 

SHRI SHASHANK SURESH SAINDANE 

SHRI BATTAJI SANTHOSH RAO 

SHRI T. SATYASAI SRINIVASU 

SHRI SWAPAN KUMAR SEN 

DR . SRINIVASU KANCHARLAPALLI 

SHRI NIRMAL SUR 

DR . AMIT THAKUR 

SHRI BHAVESHKUMAR RANCHHODBHAI VADODARIYA 


DATE 

( 3 ) 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

02.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

02.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

02.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 


689 


690 


SR . No. 


( 1 ) 

95 

96 

97 

98 


99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 25 , 2021 ( ASVINA 3 , 1943 ) 


NAME OF THE OFFICER 

( 2 ) 


SHRI VANNELDAS ANAND 

DR . RAHUL CHECKER 

DR . RAJIB GHOSH 

DR . SAURAV KUMAR GUIN 

DR . RAM AVTAR JAT 

DR . S. JAYAKUMAR 

SHRI ANKUR KAUSHIK 

SHRI ISTIYAK KHAN 

SHRI ASHOK KUMAR 

DR . ( KUM . ) PRIYA MAHESHWARI 

SHRI MOHAMMAD MUSHARRAF 

SHRI PANDEY RAMPRATAP KALPNATH 

SHRI T. RAVINDER 

SHRI SURENDRA SINGH SAINI 

DR . VEERENDRA KUMAR SHARMA 

SHRI SUNIL KUMAR SINGH 

SHRI MAHALINGAM THAMARAISELVAN 

DR . M N GIRIDHAR GOPAL 

SHRI PADMAKUMAR SRIKANTAN NAIR 

DR . SERAJ AHMAD ANSARI 

SHRI MACHERLA SUBRAMANYAM 

SHRI VITHOBA PARSHURAM JATHAR 

SHRI SAWANT DATTARAM KRISHNA 

SHRI KRISHNAMOHANAN T. 

SHRI RAJESH SANKHLA 

SMT . KSHAMA SRIVASTAVA 

SHRI ANIL ANANT SHANBHAG 

SHRI S. MURUGAN 

SMT . M. SANJIVANI 

SMT . ARTI SACHIN MHATRE 

DR . CHINNAESAKKI S. 

SHRI PAVANPRASAD SHRIPATI SHARMA 

DR . MEHETRE SAYAJI THAKAJI 

DR . ANUBRATA DAS 


[ PART I - SEC . 2 


DATE 

( 3 ) 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 


PART I - SEC . 2 ] 


SR . No. 


( 1 ) 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 25 , 2021 ( ASVINA 3 , 1943 ) 


NAME OF THE OFFICER 

( 2 ) 


DR . RAGHUNATH CHOWDHURY 

SHRI P. D. SUGATHAN 

SHRI DEVESH KUMAR TIWARI 

DR . ( SMT . ) REENA AWASTHI 

SHRI SACHIN SUDHAKAR BHAVSAR 

SHRI HARI HARA CHANDRANATH G. 

SHRI ANJAN KUMAR CHANDER 

SHRI S PAUL HELFINS 

SHRI HARISHCHANDRA VITHOBA NEHE 

DR . HIMAL BHATT 

SHRI AVINASH DATTATRAY PATIL 

SHRI RAM CHANDRAM 

DR . ( SMT . ) SWAPNA JAYANT NABAR 

SHRI TARVINDER SINGH 

SHRI VIJAY KUMAR UPADHYAY 

SHRI VED RAM SHAKYA 

SHRI RENUKA PRASAD CNS 

SMT . SURINDER KAUR ARORA 

SMT . MANJULA ANANDA RAO 

SHRI MANOJ KUMAR 

SHRI MADHUSOODAN 

SHRI GAJANAN RAO DHARMPURIKAR 

DR . BHASKAR PAUL 

SHRI ABHISHEK PRABHAKAR 

DR . AMIT VERMA 

SHRI PARAMJIT RANA 

SHRI RANJEET KUMAR SINGH 

SHRI BHANU PRATAP SINGH 

SMT . TRUPTI MOHANTY 

SMT . SHRINKHLA GHILDIYAL 

SHRI SENTHIL K 

SHRI SANDEEP KUMAR SINGH 

SHRI BRAJPAL 

SMT . RANJNA KALRA 


DATE 

( 3 ) 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

22.11.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 


691 


692 


SR . No. 


( 1 ) 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 25 , 2021 ( ASVINA 3 , 1943 ) 


NAME OF THE OFFICER 

( 2 ) 


SHRI BHANWAR SINGH RAJPUROHIT 

SHRI CHHOTE LAL RAMROOP YADAV 

SHRI ANIL UPRETI 

SHRI MUKESH CHANDRA GOEL 

SHRI ATUL TYAGI 

SHRI AMOL WAKANKAR 

SHRI PIUSH PUROHIT 

SHRI SANDIP DEVANAND SHROTRIYA 

SHRI KIRAN R. GUPTE 

DR . HIREN JOSHI 


[ PART I - SEC . 2 


DATE 

( 3 ) 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 

01.07.2018 


DEVAKI S. SHETTY , Dy . Establishment Officer 


महाप्रबंधक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड , नई दिल्ली- 110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली - 110054 द्वारा ई - प्रकाशित 

UPLOADED BY GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI - 110002 
AND E - PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054 


JAGANATHA JAGANATHAN 
Digitally signed by 

N ANANTHA ANANTHA KUMAR 

KUMAR 


Date : 2021.09.25 

10:22:30 +05 : 30 


